निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


8 ज्येष्ठ 1935 ( श ० ) 
संख्या 22 पटना , बुधवार , 

29 मई 2013 ( ई ० ) 
विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

13-17 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


और 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


18-18 


2 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 मई 2013 
सं ० 08 / सी 0 जी 0 जी 0 एस0-01-01 / 2013, सा 0 प्र0-7785 — श्री नवीन कुमार , ( सेवानिवृत्त भा 0 प्र 0 से0-75) महानिदेशक, 
सेन्टर फॉर गुड गवर्नेस सोसाईटी, पटना का चयन अध्यक्ष जी 0 एस0 टी 0 नेटवर्क कम्पनी नयी दिल्ली के पद पर किये जाने के 
फलस्वरूप उनके द्वारा महानिदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेस सोसाईटी के पद से दिये गये त्याग पत्र को तात्कालिक प्रभाव से 
स्वीकार किया जाता है । 

बिहार राज्पाल के आदेश से , 
वशिष्ठ सिंह, संयुक्त सचिव । 


16 मई 2013 
08 / सी 0 जी 0 जी 0 एस0-01-01 / 2013, सा 0 प्र0-7786 — श्री नवीन कुमार ( भा 0 प्र0 से 0 सेवानिवृत्त -75) द्वारा 
महानिदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेस सोसाईटी, पटना के पद का स्वतः त्याग किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर 
नियमित नियुक्ति होने तक श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार प्रधान सविच, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना, रिक्त उक्त पद के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्पाल के आदेश से , 
वशिष्ठ सिंह , संयुक्त सचिव । 


29 अप्रील 2013 
सं ० 07 / शक्ति ० पदाधिकारी - 13-10 / 2013 सा ० 6877 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट -2, 1974) की धारा-21 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लेखित 356 (तीन सौ छप्पन) 
पदाधिकारियों को दिनांक 06.04.2013 से 31.03.2014 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित जिले के लिये विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त है ओर निदेश देते हे कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973 (ऐक्ट 2 , 
1974) के अर्न्तगत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त दंडाधिकारी / पदाधिकारियों को 
धारा -144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करते है । 
कटिहार जिलान्तर्गत पदस्थापित पदाधिकारियों / पर्यवेक्षी पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम वर्ष 2013-14 
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

जिला का नाम 


क्र ० 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री देवेन्द्र कुमार सविता, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी 
मो 0 इबरार आलम , जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 
श्री डोमन राम , भूमि सुधार उप समाहर्ता 
श्री अरूण प्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी 
श्री कुमार विवेक, मोटर यान निरीक्षक 
श्री मुनीलाल जमादार, निदेशक, ले ० प्र ० एवं स्व ० नि ० 
श्री प्रियरंजन सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता 
श्री सुरेन्द्र कुमार अलबेला, वरीय उप समाहर्ता 
श्री कारी प्रसाद महतो, वरीय उप समाहर्ता 
श्री राजेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता 
श्री उत्तम कुमार, वरीय उप समाहर्ता 
श्री फिरोज अख्तर, वरीय उप समाहर्ता 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


कटिहार 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


3 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


3 


13 


कटिहार 
कटिहार 


14 


15 


16 


17 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


28 


29 


2 
श्री राम जनम पासवान , वरीय उप समाहर्ता 
श्री रवि राकेश, वरीय उप समाहर्ता 
श्री इन्द्रवीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता 
श्री रवीन्द्र कुमार दिवाकर, वरीय उप समाहर्ता 
श्री उपेन्द्र पंडित , वरीय उप समाहर्ता 
श्रीमती मीना कुमारी वर्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती मणिमाला कुमारी , कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री जय शंकर कुमार, जिला जन - सम्पर्क पदाधिकारी 
श्री राधेश्याम तिवारी, स ० नि ०, सामाजिक सुरक्षा कोषांग 
श्री रवीन्द्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी 
मो 0 मनीरूल शेख, अवर निर्वाचन पदाधिकारी 
श्री गर्भू मण्डल, जिला कल्याण पदाधिकारी 
श्री अशोक कुमार मण्डल , प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (मु ०) 
श्री निरंजन मण्डल , प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी ( मु ० ) 
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी 
श्री सुरेश ठाकुर, कनीय सांख्यिकी सहायक 
श्री शिव नारायण राउत , कनीय सांख्यिकी सहायक 
श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अनुदेशक , नागरिक सुरक्षा 
श्री संजय कुमार ग्वालिया, जिला अवर निबंधक 
श्री राजेन्द्र प्रसाद मोची, राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी 
श्री कमलेश कुमार वर्मा, जिला योजना पदाधिकारी 
श्री प्रमोद कुमार साह, अवर योजना पदाधिकारी 
श्री अमर झा, कनीय अभि ०, नगर परिषद् 
श्री अजय कुमार सिंह, कनीय अभि० , नगर परिषद् 
श्री अयोध्या पासवान, उपायुक्त वाणिज्य - कर 
श्री मुकेश कुमार वर्मा, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त 
श्री इन्द्र नारायण झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी 
श्री असदुजमा, वाणिज्य कर पदाधिकारी 
श्री गोपाल प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी 
श्री व्यास पासवान, खान निरीक्षक , खनन विभाग 
श्री निवास चन्द्र तिवारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी 
श्री नीरज नारायण पाण्डेय , जिला प्रभारी पदा0 मध्याह्न भोजन 
श्री अर्जुन राम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( मा ० शि ० ) 
श्री बीरेन्द्र नारायण , जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( लेखा) 
श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( एस ०एस ० ए ० ) 
श्री शिव नारायण मण्डल, कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) 
श्री मनोज कुमार सिंह , कार्यपालक अभि ०, भवन प्रमण्डल 


30 


31 


32 


33 


34 


कटिहार 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


4 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


3 


51 


52 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


54 


56 


कटिहार 


57 


58 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


62 


63 


64 


कटिहार 


66 


50 श्री योगेन्द्र नाथ दूबे, स ० अ ०, भवन प्रमण्डल 

श्री अच्युतानन्द झा , स ० अ ०, भवन प्रमण्डल 

श्री विभाकर राम , स ० अ ०, भवन प्रमण्डल 
53 

श्री देवेन्द्र सिंह, कनीय अभि ० , भवन प्रमण्डल 

श्री सुनिल कुमार सिह, कनीय अभि ०, भवन प्रमण्डल 
55 श्री सुभाश कुमार, जिला भविष्य निधि पदा ० - सह - सहा ० कोषागार पदा ० 

श्री अश्विनी कुमार चौधरी, सहायक पाट प्रसार पदाधिकारी 
श्री राजीव शरण , पाट प्रसार पर्यवेक्षक 

श्री शशि भूषण प्रसाद, पाट प्रसार पर्यवेक्षक 
59 श्री धर्मेन्द्र कुमार झा , पाट प्रसार पर्यवेक्षक 
60 श्री महेन्द्र प्रसाद यादवेन्दु , उपाधीक्षक , शारिरिक शिक्षा 
61 श्री बसन्त प्रसाद साह, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र 

श्री अनिल कुमार रत्न , उद्योग विस्तार पदा०, जिला उ ० केन्द्र 
डा ० मनोज वर्मा, परियोजना प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र 

श्री राकेश कुमार, अधीक्षक, उत्पाद 
65 | श्री सुनील कुमार सिंह , निरीक्षक , उत्पाद 

श्री मनोज कुमार सिंह, अवर निरीक्षक , उत्पाद 
67 श्री केदार नाथ सिंह, प्राचार्य, आई ० टी ० आई० 

श्री विश्णुदेव चौधरी, कार्यालय अधीक्षक , आई ० टी ० आई ० 

श्री देवेन्द्र नायक , जिला मत्स्य पदाधिकारी 
70 श्री सनत कुमार सिंह, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी 

श्री रूपेश कुमार पंडित , कनीय अभियन्ता, जिला मत्स्य कार्यालय 
श्री शशिकान्त सिंह, मत्स्य प्रसार पर्य ० , जिला मत्स्य कार्या ० 
श्री नवल किशोर दत्त , मत्स्य प्रसार पर्य ०, जिला मत्स्य कार्या० 
श्री राज किशोर झा , मत्स्य प्रसार पर्य ० , जिला मत्स्य कार्या० 
श्री कमल किशोर प्रसाद , कार्यपालक अभियन्ता, डूडा 

श्री शंकर कुमार झा , जिला कृषि पदाधिकारी 
77 श्री इन्द्रदेव मण्डल , अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी 

श्री सतीश कुमार, सहायक मिट्टी रसानज्ञ 
79 श्री अशोक कुमार, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी 

श्री इन्द्रजीत प्रसाद सिंह, जिला उद्यान पदाधिकारी 
81 श्री बसन्त कुमार सिह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी 

श्री अशोक कुमार यादव, डेयरी फिल्ड ऑफिसर 
83 श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 

श्री विपिन कुमार सिंह, सहा० अभि ०, पथ प्रमण्डल 
85 श्री मनोज कुमार, सहा ० अभि ०, पथ प्रमण्डल 

श्री केदार नाथ चौधरी, सहाअभि ०, गुण नियंत्रण, पथ प्रमण्डल 


68 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


69 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


78 


80 


82 


84 


कटिहार 


कटिहार 


86 


कटिहार 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


5 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


3 


87 


कटिहार 
कटिहार 


90 


93 


श्री महेन्द्र प्रसाद , प्राक्कलन , पथ प्रमण्डल 
88 श्री शैलेन्द्र भारती, सहाअभि ०, पथ प्रमण्डल 
89 

मो ० वाहीद आलम, सहाअभि ० , पथ प्रमण्डल 

श्री ओम प्रकाश पासवान, सहाअभि ०, पथ प्रमण्डल 
91 श्री उमाशंकर राम, कनीय अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 
92 श्री जय कान्त सिंह , कनीय अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 

श्री प्रेम कुमार, कनीय अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 
श्री मुकेश प्रसाद, कनीय अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 
श्री अरूण कुमार, कनीय अभियन्ता, पथ प्रमण्डल 
श्री चन्दन कुमार सिंह , शोध सहायक , पथ प्रमण्डल 
श्रीमती कमला कुमारी, सहायक औषधी नियंत्रक 
श्री विवेक कुमार, औषधी निरीक्षक 
श्री रवीन्द्र मोहन , औषधी निरीक्षक 
श्री राजीव राज, औषधी निरीक्षक 


94 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


95 


96 


97 


98 


99 


कटिहार 


100 


कटिहार 


101 


श्री विकास शिरोमणि, औषधी निरीक्षक 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


104 


105 


106 


110 


111 


102 श्री श्रीकान्त मण्डल, प्राक्कलन पदा 0, बाढ़ नियंत्रण अंचल 
103 श्री मोहन लाल , कार्यपालक अभि0 ,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 

श्री सियाराम पासवान , स 0 अ0, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री तारा मण्डल, स 0 अ 0,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 

श्री अरूण प्रकाश, स 0 अ 0,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
107 श्री अजय कुमार, स 0 अ0,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
108 श्री जवाहर प्रसाद सिंह , सहा ० अभि ०, बा ० नि ० अंचल (हृदय रोग) 
109 श्री सूर्य कुमार शर्मा, सहा ० अभि ०, बा ०नि ० प्रमण्डल 

श्री मुखलाल राम , सहाअभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 

श्री सुभाष राय, सहाअभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
112 श्री मनोज कुमार, प्रा ० पदा०, प्रमण्डलीय कार्यालय 
113 श्री सुभाष प्रसाद, कनीय अभि ० , बा ० नि ० प्रमण्डल 

श्री मुकेश कुमार, कनीय अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 

श्री सच्चिदानन्द अमर , कनीय अभि 0,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
116 श्री विश्व बल्लभ कुमार, कनीय अभि ०, बा ०नि ० प्रमण्डल 

श्री विचित्र विर्य सिंह , कनीय अभि ० , बा ० नि ० प्रमण्डल 
118 | श्री शंभू शरण, कनीय अभि०, बा० नि ० प्रमण्डल 

श्री चन्द्र शेखर प्रसाद , कनीय अभि ० , बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री राजु कुमार, कनीय अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री उदय कुमार, कनीय अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री मइउद्दीन अंसारी, कनीय अभि ० , बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री विजय कुमार, कनीय अभि ०, बा ०नि ० प्रमण्डल 


114 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


115 


117 


119 


120 


121 


122 


123 


कटिहार 


6 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


124 


129 


3 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


131 


134 


135 


138 


139 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


141 


श्री भगवान पाण्डेय, कनीय अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
125 श्री चन्द्र भाखर प्र 0 गुप्ता , कनीय अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
126 श्री अरविन्द कुमार , कनीय अभि ० , लघु सिंचाई प्रमण्डल 
127 श्री विभाष चन्द्र सिह , कनीय अभि ०, लघु सिंचाई प्रमण्डल 
128 श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी 
श्री शशिभूषण प्रसाद , अनु ० 

अंकेक्षण पदाधिकारी 
130 श्री बिनोद कुमार भगत, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी 

मो 0 वदीउज्जमा, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी 
132 श्री राजेश कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी 
133 श्री विजय कुमार दास, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 

श्री कवीन्द्र कुमार ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी 

श्री अरूण कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (मु ०) 
136 श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निबंधन सहयोग समिति 
137 श्री कामेश्वर प्रसाद , सहका ०प्रसार पदा०, स0 नि 0 स 0 स0 कार्या 

श्री अनिल कुमार सिंह , सहका0 प्रसार पदा0, स 0 नि 0 स 0 स 0 कार्या० 

श्री बद्री प्रसाद साह, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
140 

श्री अभय कुमार सिंह, सहा ० अभियन्ता, ग्रा ० का ०प्र ० 

श्री अजय कुमार सिंह, सहा ० अभियन्ता, ग्रा ० का ०प्र ० 
142 श्री अनिल पाण्डेय , कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
143 श्री भ्रमर कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 

श्री सुनील कुमार, कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
145 श्री इन्द्रदेव प्रसाद, कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
146 श्री रंजीत कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता, ग्रा 0 का 0 प्रमण्डल 

श्री रघुनन्दन प्रसाद, जिला कार्य० पदा ०, अजाविनी 
148 श्री योगनारायण पासवान , निरीक्षक, अजाविनी 

श्री प्रभाकर भारती, सहा ० नियंत्रक, माप एवं तौल 
150 श्री किशुनदेव डिसुवा, कार्यपालक अभियन्ता, पी ० एच ० ई ० डी ० 

श्री प्रभात कुमार, सहा ० अभियन्ता, पी ०एच०ई ० डी ० 
श्री अभय कुमार, सहा ० अभियन्ता, पी ०एच० ई ० डी ० 

श्री विश्वनाथ मण्डल, कनीय अभियन्ता, पी ०एच० ई ० डी ० 
154 श्री राम उद्गार सिंह, कनीय अभियन्ता, पी ० एच ० ई ० डी ० 

श्री चन्द्रेश्वर झा , कनीय अभियन्ता, पी ० एच ०ई ० डी ० 
श्री दर्पनारायण साहु, कनीय अभियन्ता, पी ० एच ० ई ० डी ० 

श्री जवाहर प्रसाद सिंह , निरीक्षक, पी ० एच ० ई ० डी ० 
158 श्री अनिल कुमार, सहा० अभियन्ता , सिंचाई प्रमण्डल 

श्री प्रभु नारायण पाण्डेय , सहा ० अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री राजेश कु 0 चौहान, सहा ० अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


144 


147 


149 


151 


152 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


153 


155 


156 


157 


159 


160 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


7 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


3 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


168 


169 


170 


171 


172 


173 


174 


175 


176 


177 


178 


श्री अनिरूद्ध कुमार, सहा ० अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री राम तिवारी, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री रंजन कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री विजय शंकर सिंह , कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री राजेश कुमार रौशन , कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री परमा नन्द सिंह, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री पंकज कुमार सिंह , कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री शिव चन्द्र सिंह, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री अनिल कुमार मिश्र, कनीय अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल 
श्री रामवतार साह, वरीय परि० अभि ०, पुल निर्माण निगम 
श्री जवाहर प्रसाद, कनीय अभि ०, बि ० रा ० पु ०नि ०नि ० 
श्री विनय कुमार, परि ० अभि ०, बि ० रा ० पु ०नि ० नि ० 
श्री अवध बिहारी पाण्डेय, क्षेत्र पदाधिकारी, भूमि विकास बैंक 
श्री प्रभाकान्त झा , शाखा प्रबंधक , भूमि विकास बैंक 
श्री रविश कुमार, कनीय अभि ०, नलकूप अवर प्रमण्डल 
श्री राम सुमरिन शर्मा, क 0 अ0, नलकूप अवर प्रमण्डल 
श्री शिव कुमार झा , मलेरिया निरीक्षक 
श्री नन्द किशोर मिश्र, मलेरिया निरीक्षक 
श्री राधेश्याम सिंह , वरीय सहायक प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम 
श्री शिवयतन रजक , जिला अभियन्ता, जिला परिषद् 
श्रीमती कमला कुमारी, सहायक श्रमायुक्त 
श्री राम सेवक कुमार, कार्य० अभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ०, का ० प्र०-1 
श्री नीरज कुमार, सहा० अभि ०, स्था ० क्षे० अभि ० सं ०, का ०प्र०-1 
श्री रमेश प्रसाद सिंह , सहा ० अभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ० , का ० प्र०-1 
श्री रघुवीर शरण , सहाअभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ०, का ० प्र०-1 
श्री पारसनाथ सिंह , क ० अभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ०, का ० प्र०-1 
श्रीमती मधु कुमारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अंचल पदाधिकारी 
श्री विद्यानन्द झा , अंचल निरीक्षक 
श्रीमती कमला कुमारी, महिला पर्य ०, बाल विकास परियोजना कार्या० 
श्री अवधेश कुमार मण्डल, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्री मनोरंजन झा , श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी 
श्री विनय कुमार मिश्र, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री निवास राम , प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री गौतम कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्री सत्य नारायण राय , पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


179 


180 


181 


182 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


183 


184 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


192 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


193 


194 


195 


196 


197 


8 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


198 


3 
कटिहार 
कटिहार 


199 


200 


201 


202 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


203 


204 


205 


206 


207 


208 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री नन्द लाल राउत , कार्य निरीक्षक , पी 0 एच 0 ई 0 डी 
श्री नरेन्द्र कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्रीमती शकुन वर्मा, अंचल पदाधिकारी 
श्री समीर कुमार राय, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी 
श्री राम स्वरूप प्रसाद , प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री जय जय राम , अंचल पदाधिकारी 
श्रीमती कृष्णा सिन्हा, महिला प्रसार पदाधिकारी 
मो ० तस्लीम , प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 
श्री संतोष कुमार सुमन, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री आमोद कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी 
श्री राजेश कुमार दास , प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्री शंकर रजक, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
सुश्री अनिता कुमारी , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्रीमती मंजू कुमारी, महिला पर्य ०, बाल विकास परियोजना कार्या० 
श्री राजेश्वर सिंह, शाखा प्रबन्धक , भूमि विकास बैंक 
श्री प्रदीप कुमार जयसवाल, सहा ० अभि ०, नलकूप अवर प्रमण्डल 
श्री प्रभाष कुमार , कनीय अभि० , नलकूप अवर प्रमण्डल 
श्रीमती अर्चना गुप्ता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, अंचल पदाधिकारी 
श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री रमानन्द मण्डल, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री प्रसुन्न परिमल, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्री परशुराम सिंह , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री आशुतोष झा , अंचल पदाधिकारी 
श्री उपेन्द्र मण्डल , प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 
श्री संतोष कुमार पाण्डेय, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्रीमती रेणु मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री रामदेव प्र ० यादव, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी 
श्री राघवेन्द्र कुमार दीपक, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्री जवाहर झा , कार्य निरीक्षक , पी ० एच ० ई ० डी ० 
श्री शुभ नारायण कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री मिथिलेश कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री अरूण कुमार चौबे, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री समीर कुमार, अंचल पदाधिकारी 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


227 


228 


229 


230 


231 


232 


233 


234 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


9 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


3 
कटिहार 


235 


236 


237 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


238 


कटिहार 


239 


240 


241 


242 


243 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


2 
श्री उत्तम लाल पासवान , प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी 
मो ० शकील हसनैन , आपूर्ति निरीक्षक 
कुमारी शशिकला, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री महेन्द्र राय, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री राजाराम चौधरी, कार्य निरीक्षक, पी 0 एच 0 ई0 डी 0, कटिहार 
श्रीमती विभा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री सोने लाल हांसदा, सांख्यिकी सहायक, बा ० वि ०परि ० कार्यालय 
ई ० अवधेश कुमार झा , कार्यपालक अभि ०, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री अरविन्द प्रसाद , सहायक अभियन्ता 
श्री चन्द्रदेव रजक, सहा ० अभि ०, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री क्रान्ति कुमार शर्मा, अवकाशक्षित सहा० अभि ० , बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री छोटन मण्डल, स ० अ ०, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री उदय कुमार यादव, कनीय अभियन्ता, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री अमरेश कुमार, कनीय अभियन्ता, बा ० नि ० प्रमण्डल 
मो ० सैयद अली अब्बास , कनीय अभियन्ता, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री अटल बिहारी, कनीय अभियन्ता, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्री रवि कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता, बा ०नि ० प्रमण्डल 
श्री ब्रज किशोर भारती, कनीय अभियन्ता, बा ०नि ० प्रमण्डल 
श्री राकेश कुमार मण्डल , कनीय अभियन्ता, बा ० नि ० प्रमण्डल 
श्रीमती नीलम दास, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री सत्येन्द्र कुमार सहाय, अंचल पदाधिकारी 
श्री नवीन कुमार दास , प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्री दयानन्द प्रसाद, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 
श्रीमती मीरा कुमारी दास , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री राजीव नयन पाण्डेय, अंचल पदाधिकारी 
मो ० मुस्ताक अहमद , प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्रीमती पद्मजा सिंह , महिला प्रसार पदाधिकारी 
श्री रवीन्द्र कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री अशोक कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता 
श्री बैद्यनाथ मिश्रा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 
श्रीमती आभा सिंह , महिला प्रसार पदाधिकारी 
श्री राज कुमार महतो, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्रीमती पुतुल कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री शक्ति कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


252 


253 


254 


255 


256 


257 


258 


259 


260 


261 


262 


263 


264 


कटिहार 
कटिहार 


265 


266 


267 


268 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


269 


270 


271 


10 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


272 


3 
कटिहार 
कटिहार 


273 


274 


275 


276 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


277 


278 


279 


280 


281 


282 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


283 


284 


285 


286 


287 


288 


289 


मो ० अबु अमीर, अंचल पदाधिकारी 
श्रीमती माधवी लता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री नित्यानन्द मण्डल, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्रीमती रागिनी साहू, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री अरविन्द मिश्र, अंचल पदाधिकारी 
श्री अनिल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता 
श्रीमती कमला कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री अरविन्द प्र 0 श्रीवास्तव , प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्री राधिका रमण शर्मा, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्रीमती रूपमा झा , महिला पर्य ०, बाल विकास परियोजना कार्या० 
श्री नूर आलम, प्रसार पदाधिकारी 
श्री राकेश रंजन, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्रीमती स्वर्णलता फ्रांसिस, आपूर्ति निरीक्षक 
श्री मिथिलेश प्रसाद, शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक 
श्रीमती नंदिता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री गिरीश चन्द्र , अवर निबंधक 
श्री एस० पी ० साहू , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 
श्री सन्त कुमार, कार्यपालक अभि ०, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री विजय कुमार लाल, सहा० अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री रामनाथ सुमन , सहा ० अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री अजय चौधरी, सहा ० अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री राकेश बिहारी लाल , कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री मुनीलाल दास, कनीय अभियन्ता, ग्रा ० का ० प्र ० 
श्री जालन्धर कुमार, कनीय अभियन्ता , ग्रा ० का ०प्र ० 
श्री लोकनाथ सिंह, कार्यअभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ० का ० प्र०-02 
श्री आशुतोष कुमार रंजन, सहा० अभि ०, स्था ० क्षे ० अभि० सं०, का ० प्र०-2 
श्री हिमांशु शेखर प्रसाद , सहा० अभि ०, स्था ० क्षे ० अभि ० सं ०, का ० प्र०-2 
श्री अजीत प्रसाद सिंह, सहा0 अभि 0, स्था ० क्षे 0 अभि 0 सं 0 कार्य प्र0-02 
श्री लक्ष्मी नारायण मुखिया, क ० अभि ० , स्था ० क्षे ० अभि ० सं ०, का ० प्र०-2 
श्री रणधीर सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री सुरेश कुमार , अंचल पदाधिकारी 
श्री भिखारी चरण महतो, प्रखण्ड पंचायत पर्यवेक्षक 
मो ० फारूक आलम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री हिलिरियुस हेम्ब्रम, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्रीमती उषा रानी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्रीमती बसन्ती पासवान , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


290 


291 


292 


293 


294 


295 


296 


297 


298 


299 


300 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


301 


302 


303 


304 


305 


306 


307 


308 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


11 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


309 


3 
कटिहार 
कटिहार 


310 


311 


312 


313 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


314 


315 


कटिहार 


316 


317 


318 


319 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


320 


321 


322 


323 


324 


325 


326 


327 


श्री रतन लाल , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री सुनील कुमार भंडारी, अंचल पदाधिकारी 
श्री अर्जून पासवान, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री सीता राम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री प्रमोद कुमार झा , आपूर्ति निरीक्षक 
श्री अजीत कुमार सिन्हा, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्रीमती सुषमा कुमारी , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री रत्नेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री अर्जुन कुमार सिंह, सहा० अभि ०, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह, सहा० अभि ० , बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री उमेश चन्द्र , कनीय अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री विभाष कुमार गुप्ता, कनीय अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री कपिल प्रसाद , कनीय अभियन्ता,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री रंजन कुमार रमण , कनीय अभियन्ता,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियन्ता,बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल 
श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद, अंचल पदाधिकारी 
श्री नरेन्द्र देव , आपूर्ति निरीक्षक 
श्री नरेश पासवान, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्रीमती कुमोदनी देवी , महिला प्रसार पदाधिकारी 
श्रीमती अमृता रंजन , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्रीमती रंजना वर्मा, महिला पर्यवेक्षिका , बाल विकास परि ० कार्या ० 
श्री सुरेश प्रसाद सिंह, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 
श्री शशि भूषण गुप्ता, कार्य निरीक्षक, पी ० एच ० ई ० डी ० 
श्री विमल कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी 
श्री मैथिलि शरण चौधरी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री राज कुमार महतो, प्रखण्ड साख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्री बृज किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता 
सैयदा नूजरत मंसूरी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री महेश प्रसाद सिंह, अंचल पदाधिकारी 
श्री सहाबीर उराँव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 
श्री दिलीप कुमार मण्डल , प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी 
श्री कैलाश प्रसाद साह, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री सुरेन्द्र पंडित, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 
श्रीमती संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 
श्री अजीत कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
मो 0 सरवर अॅजूम, कार्यपालक अभि 0, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 


328 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


329 


330 


331 


332 


333 


334 


335 


336 


337 


338 


339 


340 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


341 


342 


343 


344 


345 


12 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


1 


2 


346 


347 


348 


349 


350 


3 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 


श्री अरविन्द कुमार, स 0 अ0, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्री उपेन्द्र कुमार, स0 अ0, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्री मुकेश श्रीवास्तव, स 0 अ0,ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्री रवीन्द्र कुमार संगी, क 0 अ0, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्री जनार्दन चोधरी, क 0 अ0 , ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्री फागु मण्डल, क 0 अ 0,ग्रामीण कार्य प्रमण्डल 
श्रीमती कोमा कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
श्री सत्यनारायण सिंह , अंचल पदाधिकारी 
श्री दीप नारायण राम , प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
श्री सुरेश लाल विश्वास , प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक 
श्रीमती किरण शर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 


351 


352 


353 


354 


355 


356 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार, संयुक्त सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

21 मई 2013 
सं 0 6( स० )नि ० प०( वस्त्र निगम) -04 / 2001-30 2301 श्रीमती सरिता चौधरी, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग 
निदेशालय , बिहार, पटना को निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा -129 के प्रावधानों के अन्तर्गत, बिहार राज्य वस्त्र 
निगम लि 0, पटना के प्रबन्ध निदेशक के पद पर अगले आदेश तक के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । एतद विषयक पूर्व 
में निर्गत सभी आदेश को विलोपित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


w 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग ,मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

23 मार्च 2013 
सं ० स्था0-3, बी -विविध -5 / 10-611 - सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 रामचन्द्र महतो भूतपूर्व पदचर 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) कार्यालय नलकूप प्रभाग , मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री दिलीप कुमार को नलकूप प्रमंडल 
मुजफ्फरपुर 

के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 0 1800 रूपये तथा 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया 
जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । इस कार्यालय का आदेश संख्या 421 , दिनांक 01.03. 
2013 को रद्द करते हुए पुनः यह आदेश निर्गत किया जाता है क्योंकि कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल 
मोतिहारी के पत्रांक 313 दिनांक 13.03.2013 द्वारा रिक्ति नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई है । 

2. श्री दिलीप कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , 
न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 रामचन्द्र महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का 
भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल मुजफ्फरपुर 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री दिलीप कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री दिलीप कुमार की सेवा पुस्तिका 
में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री दिलीप कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 
लागू 

आदेश से . 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


होगें । 


14 


2 . 


- 


बिहार गजट , 29 मई 2013 

12 मार्च 2013 
सं ० स्था0-3, बी -18 / 12-511 - सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 
1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 अभयनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव, भूतपूर्व 
कोषरक्षक नलकूप प्रमण्डल मोतिहारी के आश्रित पुत्र श्री विनय कुमार को नलकूप प्रमंडल बेतिया के अन्तर्गत निम्न 
वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 , ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

श्री विनय कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने 
न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 अभयनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल 
बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही 
योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री विनय कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विनय कुमार की सेवा पुस्तिका में 
दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक 
अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

योगदान करने हेतु श्री विनय कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


10 


11 


22 अप्रील 2013 
सं ० स्था0-3, बी -15 / 12-721 - सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 
1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० सुभाष प्रसाद भूतपूर्व नलकूप चालक 
नलकूप प्रमण्डल पूर्णिया के आश्रित पुत्र श्री मुकेश कुमार को नलकूप प्रमंडल पूर्णिया के अन्तर्गत निम्न वर्गीय 
लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 , ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री मुकेश कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने 
न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व ० सुभाष प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का 
भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल पूर्णिया के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


15 


6 . 


3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री मुकेश कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री मुकेश कुमार की सेवा पुस्तिका 
में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री मुकेश कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


13 अप्रील 2013 
सं ० स्था0–3, बी -07 / 12-695 - सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 
1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 रामजिनिस महतो भूतपूर्व ज्वालपाल 
नलकूप प्रमण्डल सीतामढी के आश्रित पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमंडल मघुबनी के अन्तर्गत निम्न वर्गीय 
लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री जितेन्द्र कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने 
,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 रामजिनिस महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का 
भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल मधुबनी के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री जितेन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका 
में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 


के 


6 . 


16 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


8 . 


7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री जितेन्द्र कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


आदेश से , 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


17 अप्रील 2013 
सं ० स्था0-3, बी -20 / 12-703 - सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 
1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० हरिशंकर प्रसाद सिंह भूतपूर्व नलकूप 
चालक नलकूप प्रमण्डल हाजीपुर के आश्रित पुत्र श्री अजीश कुमार को नलकूप प्रमंडल छपरा के अन्तर्गत निम्न 
वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 , ग्रे 0 पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री अजीश कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने 
न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 हरिशंकर प्रसाद सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों 
का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल 
छपरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही 
योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री अजीश कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, 

करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री अजीश कुमार को यात्रा – भत्ता देय नहीं होगा । 

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 
लागू 

आदेश से . 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


अजीश कुमार 


6 . 


8 . 


होगें । 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


17 


सं० ए / एस0 आर0 ई0(49)-04 / 2012-4419 


गृह (विशेष) विभाग 


विषय: 


संकल्प 

21 मई 2013 
बिहार में भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित “एस 0 आर0 ई0 " योजनान्तर्गत जिलों में आतंकवाद , साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा में 
पीड़ितों के सहायतार्थ मुआवजा की राशि के निमित वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित 
मार्गदर्शिका के 

अनुसार नयी योजना 

लागू 

करने के संबंध में । 


गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के सम्प्रति कुल 22 जिलों यथा (1) अरवल, (2) औरंगाबाद , (3) भोजपुर , (4) पूर्वी चम्पारण, (5) 
गया, (6) जमुई, (7) जहानाबाद , (8) कैमूर , (9) मुंगेर,(10) नालन्दा,( 11 ) नवादा, ( 12 ) पटना, (13) रोहतास, (14) सीतामढ़ी, (15) पश्चिमी चम्पारण,(16) 
मुजफ्फरपुर, ( 17 ) शिवहर, (18) वैशाली, ( 19 ) बांका, (20) लखीसराय, (21) बेगूसराय, ( 22 ) खगड़िया को एस 0 आर0 ई0 योजनान्तर्गत आच्छादित किया 
गया है । 

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए " एस 0 आर0 ई0 " ( सुरक्षा संबंधी व्यय) 
योजनान्तर्गत आतंकवादी , साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा की घटनाओं के कारण मृत्यु के फलस्वरुप मृतकों के निकटतम संबंधी भारत सरकार द्वारा 
3.00 लाख (रुपये तीन लाख) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिनमें “ एस 0 आर0ई0" जिलों के लिए मुआवजा की राशि सुरक्षा संबंधी 
व्यय योजना मद से एक लाख रुपये एवं केन्द्रीय सहायता योजना मद से 3.00 लाख (रुपये तीन लाख ) अर्थात "एस 0 आर0ई0 " जिलों के लिए यह 
राशि 4.00 लाख (रुपये चार लाख) तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ₹ 3 लाख (रुपये तीन लाख) तक सीमित रहेगी । 

इसके लिए निम्नांकित पात्रता निर्धारित है : 
( i) परिवार के सदस्य ( सदस्यों) को वित्तीय सहायता उस स्थिति में दी जाएगी जब पीड़ित की आतंकवादी, साम्प्रदायिक अथवा 

नक्सली हिंसा में मृत्यु हुई हो अथवा वह स्थायी रुप से निःशक्त हो गया हो । 
(ii ) पति अथवा पत्नी , जैसा भी मामला हो , की मृत्यु होने / स्थायी रुप से निःशक्त होने की स्थिति में सहायता उसके जीवित 

जीवन साथी को दी जाएगी । तथापि, यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हिंसा की एक ही घटना में हुई हो तो परिवार 

प्रत्येक मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा । 
(iii) इस योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के परिवार ऐसी स्थिति में भी सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे जब उन्हें 

सरकार से अथवा अन्य किसी श्रोत से अनुग्रह राशि अथवा अन्य किसी प्रकार की राहत के भुगतान के रुप में कोई अन्य 

सहायता प्राप्त हुई हो । 

3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार आंतकी और साम्प्रदायिक हिंसा संबंधी मामलों में दिनांक 
01.04.2008 से तथा नक्सली हिंसा के मामले में दिनांक 22.06.2009 के बाद घटित घटनाओं के संबंध में मुआवजा अनुमान्य है । उक्त मार्गदर्शिका द्वारा 
निरुपित केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत तीन लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि पहले राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी, 
जिसमें से 70 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तुरत प्रतिपूर्ति की जायगी तथा 30 प्रतिशत राशि अंकेक्षण जांच के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
कमल नारायण सिंह, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


18 


बिहार गजट , 29 मई 2013 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

22 मई 2013 
सं ० कौन / भी -104 / 12-39 — श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय , वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुख्यालय , बिहार, पटना के विरूद्ध 
केन्द्रीय परीक्षा समिति , राजस्व पर्षद , बिहार , पटना द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय 
परीक्षा, 2011 में कदाचार के प्रतिवेदित आरोप के लिए अधिसूचना संख्या - गो 0 ( को ) सी 0 सी 0टी0-16, दिनांक 03.02.2012 द्वारा 
निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या -79, दिनांक 08.08.2012 द्वारा प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गई थी । 

जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई । सक्षम प्राधिकार द्वारा 
आरोप के लिए श्री पाण्डेय के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री पाण्डेय के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है: 
(i) श्री पाण्डेय की दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 
( ii) निलम्बन अवधि में इन्हें जीवन यापन भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


